निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 425 ) 


30 वैशाख 1936 ( AO ) 
पटना, मंगलवार, 20 मई 2014 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

20 मई 2014 
सं0 बी1 - 3 - 66 / 2014- 60 — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा- 67 के उपबंधों के अनुसरण में उपबंधों 
के अनुसरण में बिहार विधान सभा उप निर्वाचन, 2014 के अवसर पर 20-चिरैया , 55- कोचाधामन, 57 –बायसी, 112 -महराजगंज एवं 
145 - साहेबपुर कमाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन परिणाम की घोषणा से संबंधित प्ररूप - 21घ, जिसमें बिहार विधान - सभा के लिए 
निर्वाचित सदस्यों के नाम दिये गये हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
हुसैन यूसुफ रिज़वी, 

संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 मई 2014 

प्ररूप 21घ 

(नियम 64 देखिए ) 
( आकास्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 

लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
20 -चिरैया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार ( राज्य / संघराज्यक्षेत्र) की विधान सभा के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट 
उपायों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री लक्ष्मी नारायण प्र0 यादव , ग्राम - खरतरी टोला, भेरीयाही, पोo - मीरपुर, थानाःचिरैया जिला - पूर्वी चम्पारण { जो राष्ट्रीय जनता 
दल (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का का नाम) खड़े किये गये है } 
उस सदन में , 

श्री अवनिश कुमार सिंह के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए / गई है । 


स्थान : - मोतिहारी 
दिनांक : - 16. 05.2014 


रिटर्निंग ऑफिसर 
20 - चिरैया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 


FORM 21D 

(See rule 64) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People 

Act. 1951 . 
Election to the Legislative Assembly of Bihar (State /Union territory ) from 20 - chiraia 

Assembly constituency. 
In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the of 

951, read with rule 64 the Conduct of Elections Rules , 1961 , I declare 
that: - name:- Sri Lakshmi Narayan Pd . Yadav , vill-khartari tola , Bheriyahi, po -mirpur, ps 
chiraiya , East champaran Sponsored by Rastriya Janta Dal (Name of the 
recognized /registered political party ) has been duly elected to fill the vacancy caused in that 
House by the resignation of Sri Avanish Kumar Singh having been declared vacant. 


Place:- Motihari 
Date: - 16 - 05- 2014 


Returning Officer 
20 - Chiraia A . C . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 मई 2014 


प्ररूप 21घ 

(नियम 64 देखिए ) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 

लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
बिहार ( राज्य ) के 55 - कोचाधामन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार, राज्य की विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, 2014. 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट 
उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री मुजाहिद आलम, गाम - कैरी बीरपुर , पो0-विशनपुर, थाना - कोचाधामन, जिला-किशनगंज, जो जनता दल ( यूनाईटेड) (मान्यता 
प्राप्त राजनैतिक पार्टी) द्वारा खड़े किए गऐ है , 
उस सदन में , 

श्री अख्तरूल इमान के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान : - किशनगंज 
दिनांक : - 16 .05.2014 


रिटर्निंग ऑफिसर 
55 - कोचाधामन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 

- सह - अपर समाहर्ता, किशनगंज 


Form 21D 

( See rule 64) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the 
People Act. 1951. 

__ Election to the Legislative Assembly of Bihar ( State ) from 55- Kochadhaman 
Assembly constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the of 
the people Act, 1951, read with rule 64 the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that 

Sri Mujahid Alam , Vill- Kairibirpur , PO - Bishanpur , PS- Kochadhaman , Dist 
Kishanganj Sponsored by Janata Dal (United ) (Name of the recognized /registered political 
party ) has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of 
Sri Akhtarul Iman having been declared vacant. 


Place:- Kishanganj 
Date:- 16 -05- 2014 


Returning Officer 
55 - Kochadhaman A . C 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 मई 2014 

प्ररूप 21घ 

(नियम 64 देखिए ) 
( आकास्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 

लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
57 - बायसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार ( राज्य / संघराज्यक्षेत्र) की विधान सभा के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट 
उपायों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री अब्दुस सुबहान ( नाम), ग्राम + पो0- चरैया, थाना -बायसी , जिला- पूर्णिया ( पता) { जो राष्ट्रीय जनता दल (मान्यता 
प्राप्त / राजनैतिक पार्टी का का नाम) खड़ेकिये गये है } 
उस सदन में , 

श्री संतोष कुमार के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान : - किशनगंज 
दिनांक : - 16.05 .2014 


रिटर्निंग ऑफिसर 
57 –बायसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 


FORM 21D 

(See rule 64 ) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People 

Act . 1951 . 
Election to the Legislative Assembly of Bihar ( State /Union territory ) from 57 -Baisi 

Assembly constituency . 
In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the of 
the people Act, 1951, read with rule 64 the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare 
that: - Abdus Subhan ( Name ) Village + Post- Charaiya, PS - Baisi, Dist- Purnea ( Address ) 
Sponsored by Rashtriya Janata Dal (R . J.D ) (Name of the recognized political party) has 
been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Sri Santosh 
Kumar having been declared vacant. 


Place :-Kishanganj 
Date:- 16 - 05 - 2014 


Returning Officer 
57- Baisi A. C . 


बिहार गजट ( असाधारण), 20 मई 2014 


प्ररूप 21घ 

(नियम 64 देखिए ) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

बिहार राज्य के 112 - महराजगंज विधान सभा निर्वाचन के लिए उप निर्वाचन । 
112 – महराजगंज विधान सभा उप निर्वाचन क्षेत्र से बिहार ( राज्य / संघ राज्य क्षेत्र) की विधान सभा के लिए उप निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट 
उपबंधो के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री कुमार देव रंजन सिंह (नाम ), ग्राम - बंगरा, अफराद रोड, महाराजगंज , पो0 + थाना – महाराजगंज, जिला - सिवान (पता) [ जो 
भारतीय जनता पार्टी ( मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए । 
उस सदन में , 

श्री दामोदर सिंह की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान : - लो0 ना0 जय प्रकाश प्रो० सं०, छपरा ( सारण ) 
दिनांक : - 16.05.2014 


निर्वाची पदाधिकारी 
112 – महराजगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 


FORM 21D 

(See rule 64 ) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People 

Act. 1951. 
Election to the House of the Legislative Assembly from the 112 -MAHARAJGANJ 

Assembly constituency in BIHAR State . 
Bye Election to the Assembly of BIHAR (State /Union territory ) from 112 

MAHARAJGANJ Assembly constituency . 
In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the 
people Act, 1951, read with rule 64 the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that Sri 
Kumar Deo Ranjan Singh (Name) of Vill - Bangara , Afrad Road Maharajganj, P . O + P . S 

Maharajganj, Dist- Siwan ( Address ) [ Sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY 
(name of the recognized political party ) ] has been duly elected to fill the vacancy caused in 
that House by the 
death of DAMODAR SINGH (M . L . A . 112 - Maharajganj) having been declared vacant. 


Place:- L. N .J. P . Engg .Institute, 
Chapra (Saran ) 
Date:- 16 -05- 2014 


Returning Officer 
112 -MAHARAJGANJ Assembly constituency 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 मई 2014 

प्ररूप 21घ 

(नियम 64 देखिए ) 
लोक प्रतिनिधि अधिनियम , 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
145 – साहेबपुर कमाल विधान सभा का उप निर्वाचन बिहार ( राज्य / संघ शासित प्रदेश) बिहार विधान सभा ( राज्य / संघ शासित प्रदेश) से 
145 - साहेबपुर कमाल विधान सभा उप निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट 
उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्रीनारायण यादव, ग्राम - खरहट, पो0 -फुलमल्लिक , थाना - साहेबपुर कमाल, जिला - बेगूसराय जो राष्ट्रीय जनता दल (मान्यता 
प्राप्त / निबंधित राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किये गये क्योंकि तत्कालीन विधायक के 
द्वारा स्वयं इच्छानुसार विधान सभा ( सदन ) से त्यागपत्र देने के कारण पद रिक्त हुआ था । 


स्थान : - बाजार समिति , बेगूसराय 
दिनांक : - 16.05.2014 


निर्वाची पदाधिकारी 
145 - साहेबपुर कमाल विधान सभा 

उप निर्वाचन, 2014 


FORM 21D 

( See rule 64 ) 
(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People 

Act . 1951. 
Election to the 145 -Sahebpur Kamal Legislative Assembly constituency in Bihar 

(State /Union territory ). 
Bye * Election to the Legislative Assembly of Bihar (State /Union territory ) from 145 

Sahebpur Kamal Legislative Assembly constituency . 
In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the 
people Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules , 1961, I declare that 

rayan Yadav [Name] Vill-Kharahat, PO -Phulmallik , PS -Sahebpur Kamal, Dist 
Begusarai (Address) Sponsored by Rastriya Janta Dal (Name of the recognized /registered 
political party ) has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the 
* resignation of latest M .L . A resigne to self decision 


Place :-Bazar Samiti , Begusarai 
Date: - 16 - 05- 2014 


Returning Officer 
145 -Sahebpur Kamal bye election 2014 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 425 -571 + 300-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


